278 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 25 , 2010 (JYST. 4, 1932 SAKA) 


[ PARTI 


सिंचाई विभाग 


अधिघोषणा 


दिनांक 10 मई . 2010 


क्रमांक 5138/2 एल०. - क्योंकि , हरियाणा के राज्यपाल को संतुष्टि हो गई है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि , सरकार द्वारा, सरकारी खर्चे 
पर, सार्वजनिक प्रयोगार्थ के लिए अचीना माईनर का निर्माण बुर्जी नं०० से 13100 जोकि बोन्द डिस्ट्रीब्यूटी की बुर्जी नं 0 61000- आर० से 
निकलती है जो कि गांव भागेश्वरी, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी से निकलती है, के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है ! इसलिए 
इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विनिर्दिष्ट में वर्णित भूमि उक्त परियोजना के लिए अपेक्षित है । 

जिसके लिए अधिसूचना 6 जारी कर दी गई है और हरियाणा सरकार सिंचाई विभाग की अधिसूचना नं 0 14738/ 2एल 0, दिनांक 
28 दिसम्बर 2009 में प्रकाशित की गई है तथा हरियाणा सरकार के गजट दिनांक 12 जनवरी, 2010 में प्रकाशित की गई है । यह घोषणा की 
जाती है कि नीचे विनिर्दिष्ट में वर्णित भूमि उक्त परियोजना के लिए अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के साथ पढ़ते हुए धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जानकारी के लिए 
की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है । 


भूमि के नक्शे का निरीक्षण , भूमि अर्जन अधिकारी हिसार (सिंचाई विभाग भिवानी) एवं कार्यकारी अभियन्ता, बोन्द जल सेवाएं मण्डल, 
भिवानी के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टि 


तहसील 


परिक्षेत्र 


क्षेत्रफल 


जिला 
संख्या 


रैक्टेंगल नं ० / खसरा नं ०/किला नं ० 


हदबस्त 
नं ० 


एकड़ में 


1 


2 


3 


5 


6 


7 


एक भूमि की पट्टी नापते हुए 0.16 एकड़ और 
जिसके किला नं ० निम्नलिखित हैं : 


1 . 


भिवानी 


चरखी दादरी 


भागेश्वरी 


152 


0.16 


131 मिन 1,2,3 


जो कि सामान्यत: पूर्व से उत्तर व पश्चिम से उत्तर 
की ओर निकलती है जैसा कि इन्डैक्स प्लान में 
दर्शाया गया है । 


कुल 


0.16 एकड़ 


आदेशानुसार राज्यपाल, हरियाणा । 


सी ० एस ० गोयल, 


अधीक्षक अभियन्ता, 


लोहारू जल सेवाएं परिमण्डल, भिवानी । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


Declaration 


The 10th May , 2010 


No. 3138 / 2L . — Whereas, it appears to the Governor of Haryana that land described in the specification below 
is needed by the Government, at the public expenses, for a public purpose, namely , for Constg . of Achina Minor from 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 25 , 2010 ( JYST. 4 , 1932 SAKA ) 


279 


RD 0 to 13100 off taking at RD 61000 -R Bond Disty. in village Bhageswari, Tehsil Charkhi Dadri, District Bhiwani. 
For which a notification has been issued under Section 4 and published vide Haryana Government Irrigation Department 
notification No. 14738/21 , dated 28th December, 2009 and published in Haryana Government Gazette dated 
12th January , 2010. It is hereby declared that the land described in the specified below is required for the above 


purpose . 


This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 for the information 
of all to whom it may concern . 


The plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Bhiwani and Executive 
Engineer, Bond W /S Division , Bhiwani. 


Specification 


Sr. 


District 


Tehsil 


Village 


Hadbast 


Area in 


Rectangle No./Khasra No./Killa No. 


No. 


No. 


Acres/Hectare 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


A strip of land measuring 0.16 acres and 
comprising of Killa No. as below : 


1 . 


Bhiwani 


Charkhi Dadri 


Bhageswari 152 


0.16 Acre 


131 min 1. 2. 3 


Generally lying in the direction of East 
to North and West to North as demarcated 
and as shown in the Index Plan . 


Total 


0.16 Acre 


By Order ofGovernor of Haryana . 


C. S. Goyal, 
Superintending Engineer, 
Loharu W / S Circle , Bhiwani. 


47107 - C.S. - H.G.P ., Chd. 


